. . . 


. 


. . . 


The 


R 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 आषाढ़ , 1938 ( श० ) 


संख्या- 501 


राँची, बुधवार , 


12 जुलाई, 2017 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


आदेश 
16 मई, 2017 


संख्या - 6 / चारित्री-45/ 2017 का . 6212-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के 
परफोरमेंस मूल्याकन प्रतिवेदन के संबंध में परिपत्र संख्या - 7341 , दिनांक 14 अगस्त , 2015 निर्गत 
है । उक्त परिपत्र में ऑन लाईन पी०ए०आर० अभिलेखन से संबंधित समयावधि निम्नवत् है 


1 


प्रतिवेदित पदाधिकारी के पास पी०ए०आर० अभिलेखन हेतु 30 अप्रैल समर्पित करने की 
अंतिम तिथि 


प्रतिवेदक पदाधिकारी के द्वारा पी०ए०आर० अभिलेखन की 31 मई अंतिम तिथि 


समीक्षी पदाधिकारी का समीक्षा 15 जून 


स्वीकरण पदाधिकारी के द्वारा पी०ए०आर०स्वीकार करने की 30 जून अंतिम तिथि 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार, 12 जुलाई, 2017 
उक्त संबंध में ऑन लाईन पी०ए०आर० के अभिलेखन हेतु निर्धारित तिथि को वित्तीय वर्ष 
2016-17 के लिए निम्न तिथि तक के लिए विस्तारित की जाती है 


1 


प्रतिवेदित पदाधिकारी के पास पी०ए०आर० अभिलेखन हेतु 31 मई समर्पित करने की 
अंतिम तिथि 


2 


प्रतिवेदक पदाधिकारी के द्वारा पी०ए०आर० अभिलेखन की 30 जून अंतिम तिथि 


समीक्षी पदाधिकारी का समीक्षा 15 जुलाई 
स्वीकरण पदाधिकारी के द्वारा पी०ए०आर० स्वीकार करने की 31 जुलाई अंतिम तिथि 


निधि खरे, 
सरकार के प्रधान सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 501 -- 50 


रखण्ड गजटय(अवधारणारा प्रकाशित एवं मुन्द्रित 


